निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 646 ) 


17 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 8 अगस्त 2014 


संसदीय कार्य विभाग 


कार्यालय आदेश 


22 अप्रील 2014 


का0आ0सं0 सं0का0 - 2 / स्था0 - 04 / 2014 - 426 — सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 126 
दिनांक 27.07. 2014 के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग , पटना के विज्ञापित स्नातक स्तरीय प्रथम संयुक्त 
प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन संख्या 110 / 2010 की अनुशंसा के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत 
सहायक के पद पर वेतन वैण्ड 9300 - 34800 / - ग्रेड पे 4600 / - में श्री सुधांशु शेखर, सहायक का दिनांक 28. 03. 
2014 के पूर्वाह्न से औपबंधिक योगदान की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

बृज राज राय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 646 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


